निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


17 पौष 1937 ( श ० ) 
( सं 0 पटना 17) पटना , वृहस्पतिवार, 7 जनवरी 2016 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

7 अक्तूबर 2015 
सं0 22 नि 0 सि 0 ( मोति o) -08-15 / 2014 / 2299— मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बाल्मीकिनगर 
परिक्षेत्राधीन चम्पारण तटबंध प्रमंडल, मोतिहारी के अधीन चम्पारण तटबंध के कि 0 मी 0 9.00 पर हुए टूटान / कटाव में 
बरती गई लापरवाही आदि कतिपय आरोपों के लिए प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए श्री अशोक कुमार ( आई0 डी 0 5197), 
सहायक अभियंता, चम्पारण प्रमंडल, मोतिहारी को विभागीय अधिसूचना संख्या 1108 दिनांक 16.08.14 द्वारा निलंबित 
करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम -17 के तहत विहित रीति 
से विभागीय संकल्प ज्ञाप संख्या 26 दिनांक 06.01.15 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई । 

विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी अपने पत्रांक 602 दिनांक 25.06.15 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित 
किया गया जिसकी समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई । समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से असहमत 
होते हुए असहमति के बिन्दु पर द्वितीय कारण पृच्छा करने एवं निलंबन मुक्त करने का निर्णय लिया गया । 

उक्त निर्णय के आलोक में श्री अशोक कुमार (निलंबित), सहायक अभियंता को तत्काल प्रभाव से निलंबन 
मुक्त किया जाता है तथा मुख्यालय में योगदान देने हेतु निदेशित किया जाता है । 

(ii) द्वितीय कारण पृच्छा का पत्र अलग से निर्गत किया जा रहा है । 
उक्त आदेश श्री कुमार, सहायक अभियंता को संसूचित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 

गजानन मिश्र , 
विशेष कार्य पदाधिकारी । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 17-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


